निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आषाढ 1937 ( श0 ) 
पटना , मंगलवार , 30 जून 2015 


( सं0 पटना 718 ) 


सं0 -3ए- 2 - वे०पु० - 08 / 2015 - 5706/वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक०) , 
बिहार, महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेलपथ, पटना । 

पटना , दिनांक : 30 जून 2015 
समूह घ कर्मियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना - 2010 के तहत तृतीय वृत्ति उन्नयन की 
अनुमान्यता के संबंध में । 


विषय : 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समूह घ कर्मी को द्वितीय ए०सी०पी० के 
फलस्वरूप अपुनरीक्षित वेतनमान 2750 - 4400 /- अनुमान्य किया गया था । वित्त विभागीय संकल्प 
संख्या- 7099 , दिनांक 01 /08/ 2011 की कंडिका -(5 ) के द्वारा उक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के लिए 

- 1 + 2400/ - का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है । इन समूह घ कर्मियों को 30 वर्षों की 
सेवा पूरी होने के उपरांत तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ किस वेतनमान में देय होगा , इस विषय पर 
स्पष्टीकरण की अपेक्षा विभिन्न संघों/कार्यालयों द्वारा की जाती रही है । 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 जून 2015 
। उक्त विषय को स्पष्ट करते हुए कहना है कि एम०ए०सी०पी०एस० - 2010 के आलोक में 
10/ 20/ 30 वर्षों पर तीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाना है । यह उन्नयन उच्चतर ग्रेड में स्वीकृत किया 
जायेगा । इस प्रावधान के आलोक में मात्र वैसे समूह घ के कर्मी जिन्हें द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
र 2750 -4400 /- अपुनरीक्षित एवं पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी० -1 + 2400 /- में प्राप्त हो चुका है, उन्हें 
दिनांक 01 /01/ 2009 या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि , जो बाद में हो , से पी०बी० - 1 + 2800 /- के 
वेतनमान में तृतीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जायेगा । 

विश्वासभाजन 
दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 718 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


